निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


MARA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 140) पटना , वृहस्पतिवार , 13 फरवरी 2020 


पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

3 फरवरी 2020 
सं ० बि ० व ० से ०( स्था ०) -07 / 2012-383 / प ० व ० ज ० प ० -- वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या- 4685 , 
दिनांक -25.06.2003 , संख्या -1802 , दिनांक -23.03.2006 एवं संकल्प ज्ञापांक -7566, दिनांक -14.07.2010 तथा 
3 - ए - 2 - वे ० पु०-18 / 2009 ( अंश) -5152- वि ० दिनांक -21.05.2013 एवं संकल्प संख्या - 3 - ए - 2 - वे ० पु०-18 / 2009 
( अंश) -504 - वि ० दिनांक -16.01.2014 के आलोक में दिनांक -21.01.2020 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की 
अनुशंसा के आधार पर बिहार वन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 
2010 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ -4 में अंकित तिथि से पुनरीक्षित लेवल -12 में तृतीय 
रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 
पदाधिकारी का नाम 

नियुक्ति की 

तृतीय रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की 
सं ० 

तिथि 

देय तिथि 
2 
श्री रमेन्द्र 

कुमार सिन्हा, 

दिनांक -01.03.2018 के प्रभाव से पुनरीक्षित 
सहायक वन संरक्षक 

लेवल -12 
श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, 
सेवा निवृत , सहायक वन संरक्षक 

दिनांक -01.03.2018 के प्रभाव से पुनरीक्षित 
( से.नि. की तिथि 30.09.2018) 

लेवल -12 


क्र ० 


3 


4 


1 

1 


01.03.1988 


2 


01.03.1988 


3 


श्री गोपाल झा , 


01.06.1988 


सहायक वन संरक्षक 


दिनांक -01.06.2018 के प्रभाव से पुनरीक्षित 

लेवल-12 


4 


श्री अनिल कुमार झा , 


01.03.1988 


सहायक वन संरक्षक 


दिनांक -01.03.2018 के प्रभाव से पुनरीक्षित 

लेवल -12 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 फरवरी 2020 


5 


श्री सुबोध कुमार गुप्ता, 


01.03.1988 


सहायक वन संरक्षक 


दिनांक -01.03.2018 के प्रभाव से पुनरीक्षित 

लेवल -12 
दिनांक -01.06.2018 के प्रभाव से पुनरीक्षित 

लेवल -12 


6 


01.06.1988 


श्री रविन्द्र कुमार रवि , 
सहायक वन संरक्षक 


2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या -1802, दिनांक -23.03.2006 के निहित प्रावधान के आलोक में वेतन 
का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22(1) ए (i) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या -630 
दिनांक -21.01.2010 की कंडिका -12 में निहित प्रावधान के 

अनुसार 

किया जायेगा । 
3. वित्तीय लाभ वैयक्तिक आधार मिलने के कारण इनकी वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

4. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटी या पार्थक्य पाये जाने पर 
संबंधित कर्मी को प्रदत्त एम ० ए ० सी ० पी ० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जाएगा 
तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

सुबोध कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 140-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


